रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


WEW 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1034 ] 
No . 1034 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , मई 16 , 2015 / वैशाख 26 , 1937 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16 , 2015 /VAISAKHA 26 , 1937 


संस्कृति मंत्रालय 


( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 2015 


का . आ . 1315 ( अ). - केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष , ग्राम सिसवानिया, जिला बस्ती, राज्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय महत्व का है ; 


अब इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की 
धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त पुरातात्विक स्थल एवम् अवशेष 
को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है ; 


उक्त पुरातात्विक स्थल एवम् अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति महानिदेशक , 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ , नई दिल्ली -110011 को राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किये जाने की 
तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त पुरातात्विक स्थल एवम् अवशेष में रूचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की 
जा सकती है जिस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


2175 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii ) ] 


अनुसूची 


क्रमांक 


राज्य 


जिला तहसील 


स्थान 


स्वमित्व 


सीमाएं तथा खसरा संख्या 


स्मारक 
का नाम 


प्रस्तावित 
राजस्व 
प्लाट नम्बर 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर 
में 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5) 


( 6) 


(7) 


(8) 


( 9 ) 


( 10 ) 


1. 


उत्तर प्रदेश बस्ती 


बस्ती 


सिसवानिया 


14/1 ( भाग ) 


0.089 


पुरातात्विक 
स्थल एवं 
अवशेष 


श्री नंदलाल , श्री शिव करन , उत्तर : खसरा संख्या 7 
श्री कोमल पुत्र श्री रामप्यारे ( भाग ) 


14/ 1 ( भाग ) 0.37 
14/3 ( भाग ) 0.268 


0. 229 
0. 210 
0. 89 


0 . 040 


7/ 3 ( भाग ) 
7/3 ( भाग ) 
7/ 4 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 


0.048 
0.132 
0.135 
0.062 
0.072 


7/ 5 ( भाग ) 


0.029 


श्री मनीराम चेला मंगल दास पूर्व : खसरा संख्या 7 , 11 
श्री ललता प्रसाद , कामता ( भाग ) 
प्रसाद , अशोक कुमार पुत्र 
श्री अंबिका प्रसाद दक्षिण : खसरा संख्या 7 , 11 
भीटा ( राज्य सरकार ) ( भाग ) 
आबादी ( राज्य सरकार ) 
श्री गिरजा शंकर पुत्र पश्चिम : खसरा संख्या 7 
श्री कपिल देव , भगवती ( भाग ) कुवानो नदी 
प्रसाद पुत्र श्री राम अछाइवर 
श्री गिरजा शंकर पुत्र 
श्री कपिल देव, भगवती 
प्रसाद पुत्र श्री अछाइवर । 
वाम देव पुत्र श्री राम दत्त 
मनीराम चेला मंगल 
राम ललित पुत्र श्री राम किशुन 
गायत्री प्रसाद पुत्र श्री काला निधि 
जगरनाथ, राम नरेश पुत्र श्री माता 
प्रसाद 
राम रतन, राम उजागर पुत्र श्री लक्ष्मी 
नारायण 
राम ललित पुत्र श्री राम किशुन 
हरी प्रसाद पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद 
कोदई पुत्र श्री दुलारे 
घिसीवन पुत्र श्री जगलाल 
चौथी पुत्र श्री दुलारे 
नंदलाल, झींकन , कोमल, पुत्र 
श्री राम आधारे 
भुजावन पुत्र श्री ईश्वरी 
श्रीमती भगवान देई पत्नी 
श्री दायाराम 
राम सुरेमन , प्रेमदास पुत्र 
श्री तुलई 
रामलाल पुत्र श्री सोमई 
ललता प्रसाद , कामता प्रसाद , 
नन्दकिशोर , अश्वनी कुमार, 
अशोक कुमार पुत्र श्री अबिका 
प्रसाद 
श्यामलाल पुत्र श्री सोमई 
सहती पुत्र श्री रामललित 
हरीराम पुत्र श्री सोमई 


7/5 ( भाग ) 
7/ 5 ( भाग ) 
7 /5 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 
7/ 5 ( भाग ) 


0. 064 
0. 156 
0.082 
0.082 
0.081 
0. 115 


7/5 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 


0.086 
0.082 


7/5 ( भाग ) 


0.084 


7/5 ( भाग ) 
7/ 5 ( भाग ) 


0.029 
0.163 


7/ 5 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 
7/5 ( भाग ) 


0. 062 
0.063 
0.063 


कुल क्षेत्र 


2.652 हेक्टेयर 


[ फा . सं. 2 - 10/ 2014 - स्मारक ] 

राकेश तिवारी , महानिदेशक 


[ 417 II 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष , सिसवानिया , ज़िला बस्ती, उत्तर प्रदेश का स्थल मानचित्र 


. 


HAUT # TRU srafda 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF CULTURE 
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd April , 2015 
S . O . 1315 (E ). — Whereas, the Central Government is of the opinion that, the Archaeological Sites and Remains , 
Village Siswania , District Basti , State of Uttar Pradesh specified in the site plan and the Schedule annexed hereto , is of 
national importance ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of the AncientMonuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1958 ( 24 of 1958 ), the Central Government hereby gives notice of its intention to 
declare the said Archaeological sites and Remains to be national importance ; 


Any objection to the declaration of the said Archaeological sites and Remains to be of national importance may 
bemade within a period of two months from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification 
is made available to the public ; 


The objection , if any , received from any person with respect to the said notification within the period so specified 
shall be taken into consideration by the CentralGovernment ; 


The objection , if any, may be made to the Director General, Archaeological Survey of India , Janpath , 
New Delhi-110011 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3(ii )] 


SCHEDULE 


Si. 
No . 


State 


District Taluka 


Locality 


Name of 
Monument 


Ownership 


Area in 
hectare 


Khasara 
number to 
be included 
under pro 
tection 


Boundaries 
and Khasra 
number 


( 1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7) 


(8) 


(9 ) 


( 10 ) 


1 . 


Basti 


Basti 


Uttar 
Pradesh 


Siswania 


Archaeological 14 / 1 ( Part) 0 . 089 
Sites and 
Remains , 
Siswania 

14 / 1 ( Part) 0 . 37 


Shri Nandlal , Shri Shiv 
Karan , Shri Komal S /o 
Shri Rampyare 


North : Khasara 
Number 7 (Part) 


Shri Maniram Chela 
Mangal Das 


East : Khasara 
Number 7 , 11 
(Part ) 


14 /3 (Part) 0 . 268 


14 


0 . 229 


13 
11 


0 . 210 
0 . 89 


0 .040 


7 / 3 ( Part ) 
7 /3 (Part) 


0 . 048 
0 . 132 


7 / 4 (Part ) 
7 /5 (Part) 


0 . 135 
0 . 062 


7 /5 (Part ) 


0. 072 


7 /5 ( Part ) 


0 .029 


Shri Lalta Prasad , 

South : Khasara 
Kamta Prasad , Ashok Number 7 , 11 
Kumar S /o Ambika (Part) 
Prasad 
Bhita (State Government) South : Khasara 
Aabadi (State Government) Number 7 , 11 
Shri Girja Shankar Slo (Part) 
Shri Kapil Dev, Bhagwati 
Prasad S /o Ram Achhaivar 
Shri Girja Shankar S /o West : Khasara 
Shri Kapil Dev, Bhagwati Number 7 (Part) 
Prasad S / o Ram Achhaivar River Quanu 
Wam Dev S /o Ram Dutt 
Maniram Chela Mangal 
Das 
Ram Lalit S /o Ram Kishun 
Gayatri Prasad S / o Kala 
Nidhi 
Jagarnath , Ram Naresh S /o 
Mata Prasad 
Ram Ratan , Ram Ujagar 
S /o LaxmiNayaran 
Ram Lalit S /o Ram Kishun 
Hari Prasad S /o Jwala 
Prasad 
Kodai S / o Dulare 
Ghisiwan S /o Jaglal 
Chauthi S /o Dulare 
Nandlal, Jhinkan , Komal 
S /o Ram Adhare 
Bhujawan S /o Ishwari 
Smt. Bhagwan Devi W / 
Dayaram 
Ram Sureman , Premdas 
S / o Tulai 
Ramlal S /o Somai 
Lalta Prasad , Kamta Prasad , 
Nand Kishor, Ashawani 
Kumar, Ashok Kumar, 
S / o Ambika Prasad 
Shyam Lal S /o Somai 
Sahati Slo Ram Lalit 
Harim S /o Somai 


7 / 5 ( Part ) 
775 ( Part ) 


0 . 064 
0 . 156 


7 /5 ( Part) 
775 (Part) 
7 / 5 (Part ) 
7 / 5 (Part ) 


0 . 082 
0 .082 
0 . 081 
0 . 115 


775 (Part) 
7 /5 (Part) 


0 . 086 
0 . 082 


7 /5 (Part) 


0 . 084 


775 (Part) 
7 / 5 ( Part ) 


0 . 029 
0 . 163 


7 / 5 ( Part) 
7 /5 ( Part) 
7 / 5 (Part) 


0 . 062 
0 . 063 
0 .063 


Total Area 2.652 Hectare 


[ F. No . 2- 10/2014 -M ] 
RAKESH TEWARI, Director General 


[ 411 II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SITE PLAN OF ARCHAEOLOGICAL SITE AND REMAINS. SISWANIA 
DISTRICT BASTI , UTTAR PRADESH 

_ _ METRES 


K .NO . 7 


K .NO . 16 


& MOUND 
WELL 


WELL 


UK .NO . 7 . 


0 


TEMPLE 


K.NO. 13 


NO . 1 


PROPOSED AREA FOR PROTECTION . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


